निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 989 ) 


14 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2014 


सं0 3ए - 2- वे0पु0 - 01 / 2014 - 11373 -विo 


वित्त विभाग 


संकल्प 


5 दिसम्बर 2014 
विषयः - न्यायासन पदाधिकारी ( Court Officer) को प्रशाखा पदाधिकारी (वतनमान रू0 

6500 -10500/ -) के समकक्ष उत्क्रमित करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में । 

माननीय मुख्य न्यायाधीश , उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के 
खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2004 में न्यायासन पदाधिकारी ( Court Officer ) 
के कार्य की महत्ता एवं गुरूत्तर दायित्व को ध्यान में रखते हुए Patna High Court officers and 
Staff (conditions of Service and Conduct ) Rules 1997 में संशोधन करते हुए इस पद को दिनांक 
01 / 04/ 2004 के प्रभाव से प्रशाखा पदाधिकारी (वेतनमान 6500 -10500 /-) के समकक्ष उत्क्रमित किया 


गया है । 


2 . न्यायासन पदाधिकारी के लिए दिनांक 01 / 01/ 1996 के प्रभाव से वेतनमान रू0 
5500- 9000/ - एवं प्रशाखा पदाधिकारी के लिए रू0 6500 -10500 /- तथा दिनांक 01/ 01/ 2006 के 
प्रभाव से पी0बी0-2 + 4800 /- ( चार वर्ष बाद पी0बी0 - 3 + 5400/ -) स्वीकृत है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 5 दिसम्बर 2014 
3 . प्रशाखा पदाधिकारी के समकक्ष उत्क्रमण के फलस्वरूप न्यायासन पदाधिकारी के लिए प्रशाखा 
पदाधिकारी के समकक्ष उत्क्रमित पद एवं वेतनमान पर घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार के समक्ष 
विचाराधीन था । 


4 . सम्यक् विचारोपरांत न्यायासन पदाधिकारी ( Court Officer ) को उत्क्रमण की तिथि से प्रशाखा 
पदाधिकारी के समान 6500- 10500 / - एवं दिनांक 01 / 01/ 2006 के प्रभाव से 


पी0बी0 - 2 + ग्रेड - पे - 4800 / - तथा चार वर्ष की सेवा के बाद पी0बी0 - 3 + ग्रेड - पे -5400 / - के वेतनमान की 


स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


प्रभात शंकर, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 989 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette . bih. nic.in 


